शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 44 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 2 नवम्बर 2018 - कार्तिक 11, शक 1940 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.— ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2018 


क्रमांक एफ 4-3/2016/ 1 ( एफ ).- राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार गुप्ता, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च 
न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 12-09-2018 से 14-09-2018 ( 3 दिन ) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश का लाभ लेने की 
स्वीकृति प्रदान करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रीता शांडिल्य , सचिव. 


2255 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018. 


2256 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2018 


[ भाग 1 


गृह विभाग, सी - अनुभाग 

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) 
मंत्रालय , महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2018 


विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2019 का सूचना तथा कार्यक्रम 


क्रमांक एफ - 09-114/ गृह- सी /परीक्षा/2018. - छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए ( जिनके लिये विभागों 
द्वारा विभागीय परीक्षानिर्धारित की गई हो ) विभागीय परीक्षा सोमवार , दिनांक 07 जनवरी, 2019 से सोमवार 14 जनवरी, 2019 तक रायपुर। 
बिलासपुर/ जगदलपुर ( बस्तर ) तथा अम्बिकापुर ( सरगुजा ) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के 
अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के 
आयुक्तों को उपलब्ध करायें. 


सोमवार , दिनांक 07-01-2019 


क्रमांक 
( 1 ) 


प्रश्न पत्र 
( 2 ) 


समय 
( 3 ) 


1 . 


पहला प्रश्न पत्र - दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) भू - अभिलेख एवं राजस्व विभाग के 
अधिकारियों के लिए. 


2 . 


पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियम 
की पुस्तकों सहित ). 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


3 . 


विधि तथा प्रक्रिया - उत्पादन शुल्क / आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) . 


4 . 


विधि तथा प्रक्रिया -विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित ). 


5 . 


पहला प्रश्न पत्र - सहकारिता (बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


59 . 


प्रश्न पत्र 1 -विद्युत संबंधी विधियां - ऊर्जाविभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ) . 


सोमवार , दिनांक 07-01-2019 


6 . 


दूसरा प्रश्न पत्र- दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, 
भू - अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक . 


7 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक 
पंजीयकों के लिये. 


8 . 


प्रश्न पत्र - समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के ), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . 


60 . 


प्रश्न पत्र 2 - भू - योजना तथा विद्युत सुरक्षा- (बिना पुस्तकों के ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 नवम्बर 2018 


2257 


मंगलवार , दिनांक 08-01-2019 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


. 


9 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- “ए ” आदिम जाति 
कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


10 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) राजस्व, भू - अभिलेख 
विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- “ बी ”. 


11 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) राजस्व, भू - अभिलेख 
विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- “ सी ”. 


12 . 


उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये . 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


13. 


प्रश्न पत्र - खनिज प्रबंध ( पुस्तकों- सहित ) नैसर्गिक संसाधन ( खनिज साधन ) विभाग के अधिकारियों 


के लिये . 


14. 


लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया - प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना 
पुस्तकों के ). 


61. 


प्रश्न पत्र 3 -विद्युत संस्थापनायें , ( बिना पुस्तकों के ) ऊर्जाविभाग के अधिकारियों के लिये. 


66. 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) , सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं 
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के लिये . 


मंगलवार , दिनांक 08-01-2019 


15 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व भू - अभिलेख 
आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


16. 


प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान ( पुस्तकों सहित ) 
उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 


17 . 


तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक. 


18 . 


प्रश्न पत्र - समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . 


19 . 


लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया -द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों 


सहित ) . 


62 . 


प्रश्न पत्र 4 - लेखा व स्थापना, ( बिना पुस्तकों के ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये. 


67. द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा, ( पुस्तकों की सहायता से ) सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना 

एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के लिये . 


2258 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2018 


[ भाग 1 


बुधवार, दिनांक 09-01-2019 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


20 . 


तीसरा प्रश्न पत्र - प्रशासनिक , राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, 
राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये . 


21 . 


प्रश्न पत्र - पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 


22. 


प्रश्न पत्र प्रथम - वन विधि ( बिना पुस्तकों के ), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक. 


23. 


पहला प्रश्न पत्र - प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) , वन क्षेत्रपालों के लिये. 


24. 


प्रश्न पत्र- “व्यवहारिक शाखा ” पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए 


63 . 


प्रश्न पत्र 5-स्विच गेयर तथा संरक्षण (बिना पुस्तकों के ), ऊर्जाविभाग के अधिकारियों के लिये. 


68 . 


तृतीय प्रश्न पत्र - महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण ( बिना पुस्तकों के ), सहायक संचालक संवर्ग , 
बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के लिये . 


बुधवार , दिनांक 09-01-2019 


25 . 


प्रश्न पत्र - कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया , विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 


26. 


सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ), राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. 


27 . 


प्रश्न पत्र- “पुलिस शाखा ” ( बिना पुस्तकों के ), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए 


28 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


29 . 


तीसरा प्रश्न पत्र - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये. 


30 . 


स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक. 


31 . 


चौथा प्रश्न पत्र - सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के ) भाग -1, लेखा एवं भाग -2, सहकारिता 
लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये . 


32 . 


समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) , आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


64. 


प्रश्न पत्र 6 - इंशूलेशन को - आर्डिनेशन व हजाई एरिया, ऊर्जाविभाग के अधिकारियों के लिये 
(बिना पुस्तकों के ). 


69. 


चतुर्थ प्रश्न पत्र - बाल संरक्षण, देखभाल , कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के ), सहायक संचालक 
संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के अधिकारियों के 
लिये. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2018 


2259 


गुरूवार , दिनांक 10-01-2019 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


33 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) सहायक कलेक्टरों , डिप्टी कलेक्टरों , तहसीलदारों , नायब 
तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये. 


34. 


प्रश्न पत्र प्रथम - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


35 . 


प्रश्न पत्र प्रथम - लेखा (बिना पुस्तकों के ) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये . 


36 . 


प्रश्न पत्र - न्यायिक शाखा ( बिना पुस्तकों के ), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये. 


37 . 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क / आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


38 . 


प्रश्न पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


39 . 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 


40 . 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ) नैसर्गिक संसाधन ( खनिज ) विभाग के अधिकारियों के लिये . 


गुरूवार , दिनांक 10-01-2019 


41. 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ) , जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. 


42 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा 
भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक . 


43. 


द्वितीय प्रश्न पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


44. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


शुक्रवार , दिनांक 11-01-2019 


45 . 


प्रश्न - पत्र भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये 


46 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा भाग -1, (बिना पुस्तकों के ), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये 


47 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


48 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


49. 


द्वितीय पत्र - छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 


2260 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 नवम्बर 2018 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


50 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा (बिना पुस्तकों के ), वन क्षेत्रपालों के लिये. 


65 . 


प्रश्न पत्र -पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ), सहायक कलेक्टरों , डिप्टी कलेक्टरों , 
तहसीलदारों, अधीक्षक भू - अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख , जिला कार्यालय के 
अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद 
पंचायत , अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड 
अधिकारी के लिए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक. 


शुक्रवार , दिनांक 11-01-2019 


51 . 


प्रश्न पत्र भाग-2, लेखा ( पुस्तकों सहित ), सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 


52 . 


प्रश्न पत्र - लेखा भाग-2 ( पुस्तकों सहित ), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


53. 


सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये -किसी मामले में आदेश/ प्रतिवेदन लिखने की 
व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ). 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक . 


54. 


तृतीय प्रश्न पत्र - प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


55 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


56. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित) , डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये 


57 . 


प्रश्न पत्र तृतीय - अनु. जाति तथा आदिवासी ( अनु . जन. जाति ) विकास, जनसंपर्क विभाग के 
अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) . 


दिनांक 12-01-2019 , द्वितीय शनिवार एवं 13-01-2019, रविवार को शासकीय अवकाश 


सोमवार , दिनांक 14-01-2019 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक. 


58 . 


हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. 


नोट : 


1 . 


सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू- अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और 
राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के 
अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/ 98 / दो - ए (3 ) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/ दो - ए ( 3 ) के पाठ्यक्रम 
के अनुसार होगी . नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया 
है. 


2 . 


उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर 
कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी. 


3 . 


सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों , अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने 
विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित / अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे. 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2018 


2261 


4 . 


सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/ 77/ -1/ ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः 
ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण - पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/ आयुक्तों प्रस्तुत करेंगे. 


इन प्रमाण - पत्रों को गृह विभाग, सी - अनुभाग, ( विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) को नहीं भेजे जावें . संबंधित विभागाध्यक्ष/ 
जिलाध्यक्ष/ परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 14 
12-2018 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, 
उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण - पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे. 


5 . 


समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें 
प्राप्त होंगे, उनका शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें . 


6 . 


परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित 
है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णतः अपनी 
जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आनंद छाबड़ा , विशेष सचिव . 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


महासमुंद, दिनांक 29 सितम्बर 2018 


क्रमांक 77/ अ-82 / भू- अर्जन / 2018. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( संख्या 30 सन् 
2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन 
एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के 
लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


महासमुंद 


सरायपाली 


4.67 


लांती 
प.ह.नं. 47 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग , 


महासमुंद. 


सिंगबहाल जलाशय 
योजना के मुख्य नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है . 


2262 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2018 


[ भाग 1 


महासमुंद, दिनांक 29 सितम्बर 2018 


( 


क्रमांक 78/ अ-82/ भू - अर्जन /2018. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( संख्या 30 सन् 
2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन 
एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के 
लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


महासमुंद 


सरायपाली 


5.65 


तिहारीपाली 
प.ह.नं. 40 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग, महासमुंद. 


सिंगबहाल जलाशय 
योजना के नहर निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है. 


महासमुंद, दिनांक 29 सितम्बर 2018 


( 


क्रमांक 79/ अ -82/ भू - अर्जन / 2018.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( संख्या 30 सन् 
2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन 
एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के 
लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


महासमुंद 


सरायपाली 


1.08 


कापुकूण्डा 
प.ह.नं. 52 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग, महासमुंद. 


अर्तुण्डा 

बनुभाटा 
व्यपवर्तन योजना के 
शीर्ष एवं नहर निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 नवम्बर 2018 


2263 


महासमुंद, दिनांक 29 सितम्बर 2018 


क्रमांक 80/ अ -82/ भू - अर्जन / 2018. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( संख्या 30 सन् 
2013 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन 
एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के 
लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


महासमुंद 


सरायपाली 


2.08 


पेलागढ़ 
प.ह.नं. 05 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग, 


महासमुंद . 


दर्राभाठा व्यपवर्तन 
योजना के शीर्ष निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

हिमशिखर गुप्ता , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


खसरा नम्बर 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ , 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


48/1 


0.016 


रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2018 


290/4, 292/4 


0.069 


96/1 


0.020 


96/4 


0.142 


156/2 


0.081 


358 


0.028 


157/1 


0.008 


क्रमांक 50 / अ -82/ 2017-18. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


160/12 


0.121 


410 


0.049 


179 


0.028 


342 / 1 क / 4 


0.004 


364 


0.165 


366 


0.041 


अनुसूची 


99/1 


0.062 


99/4 


0.012 


291/2 


0.089 


165/2 


0.089 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर/ ग्राम - रैबार 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.292 हेक्टेयर 


291/7 


0.012 


288/5 


0.085 


2264 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 नवम्बर 2018 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


287/7, 289/6 


0.053 


426/3 


0.041 


157/3 


0.186 


288/7 


0.016 


177/1 


0.081 


106/1 


0.020 


95 / 2 क 


0.061 


426/1, 420/2 


0.065 


173/2 


0.101 


155 


0.069 


156/1 


360 


0.024 


0.162 


359 


0.053 


157/2 


0.162 


365 


0.097 


289/14, 288/13 


0.105 


172 


0.077 


149/549 


0.162 


167/2 


0.133 


180 


0.045 


289/2 


0.008 


183/4 


0.125 


102/1 


0.097 


362 


0.008 


421 


0.069 


408/1 


0.016 


408/2 


0.016 


178/1 


0.121 


178/2 


0.041 


177/2 


0.081 


290/6 , 292/6 


0.053 


291/3 


0.028 


102/1 


0.117 


176/2 


0.008 


291/4 


0.004 


289/10 , 288/11 


0.008 


288/4 


0.043 


426/2 


0.012 


357/2 


0.016 


288/12 , 289/11 


0.057 


357/1 


0.045 


105/1 


0.081 


342 / 1 ख 


0.025 


100/1 


0.045 


288/16 


0.043 


94/3 , 175/1 


0.020 


159/550 


0.081 


342/ 1 क / 5 


0.004 


153 , 95/3 


0.032 


287/3 


0.004 


361 


0.012 


105/7 


0.082 


161 


0.073 


287/4 


0.036 


289/7 , 288/8 


0.016 


106/4 


0.008 


174 


0.020 


182 


0.529 


योग 


85 


5.292 


291/1 


0.089 


425 


0.073 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत कारीछापर माईनर नहर हेतु . 


409/1 


0.016 


99/2 


0.062 


288/9 , 289/8 


0.045 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


99/3 


0.032 


183/7 


0.049 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


185/2 


0.008 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 नवम्बर 2018 


2265 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


रिटर्निंग ऑफिसर 23 पाली - तानाखार ( अजजा ) विधानसभा क्षेत्र 


क्रमांक / 1559/ रि.आ./23 - पाली- तानाखार/ वि.स.चु./ 2018 


कोरबा, दिनांक 26 अक्टूबर 2018 


निर्वाचन का संचालन नियम , 1961 के अधीन नामनिर्देशन से संबंधित प्ररूप 


1 ( प्ररूप ) 1 
( नियम 3 देखिए ) 


निर्वाचन का सूचना 


एतद्द्वारा सूचना दिया जाता है कि : 
( 1 ) 23 - पाली - तानाखार ( अ.ज.जा.) निर्वाचन क्षेत्र छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य के लियेनिर्वाचन आयोजित किया जाना है . 


( 2 ) 


अभ्यर्थी या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02-11-2018 ( शुक्रवार ) से अपश्चात् ( सार्वजनिक अवकाश से भिन्न ) किसी दिन 
11 बजे पूर्वान्ह और 3 बजे अपरान्ह के बीच कार्यालय कलेक्टर कोरबा, कक्ष क्रमांक-05 ( भू - तल ) पर रिटर्निंग आफिसर या मनीष 
साहू, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) पोड़ी - उपरोड़ा सहायक रिटर्निंग आफिसर, को नामनिर्देशन पत्र सुपुर्दकिये जा सकेंगे. 


( 3 ) 


नामनिर्देशन पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान एवं समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे. 


( 4 ) 


नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा कार्यालय कलेक्टर कोरबा, कक्ष क्रमांक-05 ( भू- तल ) पर दिनांक 03-11-2018 ( शनिवार ) को 11.00 
बजे लिए जायेगे. 


( 5 ) 


अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ( जिसे अभ्यर्थी द्वारा इसे सुपुर्द करने के 
लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो ) द्वारा दिनांक 05-11-2018 ( सोमवार ) को 3.00 बजे अपरान्ह से पूर्व उपर पैराग्राफ ( 2 ) 
में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को उसके कार्यालय में सुपुर्दकिये जा सकेंगे. 


( 6 ) 


सविरोध निर्वाचन की स्थिति में , मतदान प्रात : 8.00 बजे और सायं 5.00 बजे के बीच दिनांक 20-11-2018 ( मंगलवार ) को 
आयोजित किया जाएगा. 


स्थान : 
तारीख 


कोरबा 
26-10-2018 ( शुक्रवार ) 


श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया , 

रिटर्निंग आफिसर. 


Conduct of Election Rules, 1961 

( Statutory Rules and order ) 


1 ( FORM) 1 
(See rule 3 ) 


Notice of Election 


Notice is hereby giventhat : 
( 1 ) An election is to be held of a member to the 23 - Pali - Tanakhar (S.T.) Chhattisgarh Legislative Assembly / 

constituency . 


2266 


Still 18149 , fatich 2 Hotel 2018 


[ T11 


( 2 ) 


Nomination papers may be delivered by a candidate or by any of his proposer to the Returning Officer or to 
Manish Sahu , Sub Divisional Officer (Revenue ), Pondi-Uproda , Assistant Returning Officer, at Officer of 
the Collector Korba, Room No. -05 (Groung Floor) between 11 A.M. and 3 P.M. on any day (other than 
public holiday ) not later than the 02-11-2018 (Friday ). 


( 3 ) 


Forms of nomination paper may be obtained at the place and time aforesaid ; 


( 4 ) 


The Nomination paper will be taken up for scrutiny at Office of the Collector Korba, Room No.-05 (Ground 
Floor ) on 03-11-2018 ( Saturday ) at 11.00 A.M. 


(5 ) 


Notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or by any of his proposers or by 
his election agent who has been authorised in writing by the cadidate to deliver it to either of the officers 
specified in paragraph (2) above at his office before 3 P.M. on the 05-11-2018 (Monday ). 


(6 ) 


In the event of the election being contested , the poll will be taken on 20-11-2018 ( Tuesday ) between the 
hours of 8.00 A.M. and 5.00 P.M. 


Place : Korba 
Date : 26-10-2018 


Smt. Priyanka RishiMahobia , 

Returning Officer. 


